OG 


NO. 


MEM4 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
11 मार्च, 2019 ( ई० ) 


संख्या- 199 राँची , सोमवार, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
6 मार्च, 2019 


विषय - राँची नगर निगम अंतर्गत राँची शहरी जलापूर्ति योजना (InNURM) के द्वितीय पुनरीक्षित 

प्राक्कलित राशि कुल रु० 472, 84 ,44,000 ( चार सौ बहत्तर करोड़ चौरासी लाख चौवालीस हजार 
रूपये) की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या-2/ न०वि० / UIG ( WS) 08/ 13 -1057 -- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक 
में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास 
एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । 

उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2008- 09 में राँची शहरी जलापूर्ति योजना ( JNNURM) की स्वीकृति 
भारत सरकार स्तर से प्रदान करते हुये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्तर से योजना कार्यान्वित की 
जा रही है । 
2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा M/ s IVRCL को मार्च 2010 में 234 . 71 करोड़ रूपये की 
राशि पर कार्यादेश निर्गत किया गया, परन्तु कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण पेयजल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 मार्च, 2019 
एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक -2810 दिनांक -05 .07 .2013 द्वारा संवेदक M/s IVRCL को 106 .63 करोड़ 
रूपये भुगतान करते हुए एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया । 
3. दिनांक - 19 .05 .2014 को 373.06 करोड़ रूपये के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक 
स्वीकृति प्रदान की गयी एवं राँची शहरी जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्यो को पूरा करने हेतु 230 . 29 
करोड़ रूपये के प्राक्कलन पर पूर्णनिविदा आमंत्रित करते हुये M/s L&T को प्राक्कलित राशि से 26.11 
प्रतिशत अधिक अर्थात् 290.44 करोड़ रूपये पर कार्यादेश दिया गया । 
4 . योजना के कार्यान्वयन के लिये RCD, NHAI, Railway, JARDCL आदि संस्थानों से NOC प्राप्त 
करने में काफी समय लगा, साथ ही भूमि की उपलब्धता में भी काफी समय व्यतीत हो गया । रेलवे 
द्वारा ट्रैक के नीचे पाईप ले जाने की अनुमति फरवरी 2018 में प्रदान की गयी । सचिव , पेयजल एवं 
स्वच्छता विभाग के पत्रांक -631 दिनांक -08 .02 .2019 द्वारा योजना के कार्यान्वयन में देर होने तथा 
प्राक्कलित राशि में वृद्धि का निम्न कारण बताया गया है: 


वृद्धि का कारण 


स्वीकृति 
| 1 | मूल स्वीकृति 
2 प्रथम पुनरीक्षण 


स्वीकृति राशि 
(करोड़ रू० में ) 
288 . 39 


373. 06 


3 | द्वितीय पुनरीक्षण 


472. 84 


शेष बचे कार्या का प्राक्कलन तत्कालीन अद्यतन अनुसूचित 
दर पर किया गया । 
1. 60 करोड़ की वृद्धि निविदा की राशि - 230. 29 करोड पर 
__ 26 % अधिक यानि 290 . 44 करोड़ पर कार्यादेश निर्गत 

किया गया । 
2. मूल DPR में कुछ अवयवों को परामर्शी द्वारा शामिल 

नहीं किया गया था । उन्हें पुनरीक्षित प्राक्कलन में शामिल 
किया गया, जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार है : 
( a) तीन बड़े पुल का निर्माण-866. 17 लाख 
( b) छः छोटे पुल का निर्माण -192. 69 लाख 
( c) 33 स्थलों पर सड़क अथवा रेलवे क्रॉसिंग-1322.32 

लाख 
( d) डोरण्डा में 40 लाख लीटर के Sump एवं Pump House 

का निर्माण- 479. 60 लाख 
( e) UGR-2 का स्थल बदलने के कारण पुनर्निमाण 

73. 40 लाख 
( f) अन्य कार्य - 1065 .82 लाख 


5. अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पत्रांक -121 दिनांक -07.01.2019 द्वारा राँची 
शहरी जलापूर्ति योजना (JnNURM) हेतु मुख्य अभियंता ( CDO ), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध 
करायी गयी है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 मार्च, 2019 


Sl. No. 

Description of item 
Detailed Revise Estimate 
2 | Already work done to IVRCL /Others 

New Items 22 nos . 
GST on New items @ 12 % 

Labour Cess 1 % 
4 Amount for Land Acquistion (For UGR -3 & Pundag ESR ) 
5 GST on Enhance items of BOQ @ 12 % 

Grand Total Rs . 

Say Rs. 


Amount (in Rs.) 

3, 14,91, 42, 400 .59 
1 , 06, 63 , 37, 900 . 00 
38, 17,18, 993. 00 

4,58 , 06 , 279 . 00 
___ 42 , 75 , 253 . 00 
5 , 75, 42,941 . 00 

2 , 36, 20 , 116 . 66 
4 ,72, 84, 43, 880. 00 
472, 84 , 44, 000.00 


6. सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -631 दिनांक -08.02. 2019 द्वारा 

द्वारा राँची शहरी जलापूर्ति योजना (JnNURM) को दिनांक - 31. 12. 2019 तक पूर्ण होने की संभावना 
बतायी गयी है । 
7. चुकी JNNURM अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार स्तर से तीन वर्ष पूर्व 
ही बंद किया जा चुका है । अतः इस क्रम में राँची शहरी जलापूर्ति योजना ( UnNURM) के कार्यान्वयन 
हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद के शहरी जलापूर्ति , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं 
ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाए, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट 
शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है : 

मुख्यशीर्ष-2217- शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष- 80 -सामान्य- लघुशीर्ष- 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 
उपशीर्ष- 94- शहरी जलापूर्ति , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज , नगरीय आधारभूत संरचनाए , 
आवास आदि शहरी योजनाएँ/ Urban Projects in Water Supply, Solid Waste Management, Sewerage 
& Drainage, Civic Infrastructure, Housing etc.- विस्तृत शीर्ष- 06 - अनुदान-79- सहायता अनुदान 
सामान्य ( गैर - वेतन )- विपत्र कोड- 48S221780796940679. 
8. उपरोक्त प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा 
खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा । 
9. उक्त योजना पर माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की सहमति प्राप्त है । 
10. उपर्युक्त प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 25. 02. 2019 को प्रशासनिक 
स्वीकृति प्रदान की गई है । 
11 . राँची शहरी जलापूर्ति योजना (UnNURM) के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु० 
472, 84 , 44, 000 राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 01 . 03. 2019 की बैठक में मद संख्या- 28 अर्न्तगत 
प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरविन्द कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 199 -- 50 


